रजिस्ट्री सं. डी . एल . - 33002 /99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D .L .- 33002/99 


GOVERNMENT OF INDIA 


है 


दिल्लीराजपत्र 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 353 ] 
No . 353 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 13, 2019 / अग्रहायण 22 , 1941 
DELHI, FRIDAY , DECEMBER 13 , 2019 /AGRAHAYANA 22 , 1941 


[ रा. रा. रा . क्षे.दि . सं. 328 

[N . C . T . D . No. 328 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - 1) विभाग 

अधिसूचना 
दिल्ली, 12 दिसम्बर , 2019 

सं . 22 / 2019 - राज्य कर ( दर ) 
सं. फा . 3(90) / वित्त (राजस्व - 1) / 2019- 20 / डी.एस. VI / 617 . - दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 
( 2017 का 03 ) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त 
विभाग ( राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर ( दर), दिनांक 30 जून , 2017 जिसे स० फा० 03( 15)/ 
वित्त ( राज०- 1) / 2017- 2018/डीएस- VI/379 दिनांक 30 जून , 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र , असाधारण के भाग -IV में 
प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में - 
(i) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा: 


। (1) 


( 2 ) 

(3 ) 

( 4 ) 
" 9 किसी म्यूजिक कम्पोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या म्यूजिक कम्पोजर , फोटोग्राफर , सोंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर 

इसी प्रकार के व्यक्ति द्वारा किसी मूल ड्रामेटिक या आर्टिस्ट या इसी प्रकार की या इसी प्रकार के व्यक्ति , 


6407 DG / 2019 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


जो कि कर वाले भू- क्षेत्र 
में अवस्थित हों । 


म्यूजिकल या आर्टिस्टिक रचना से संबंधित कापी 
राइट एक्ट , 1957 की धारा 13 की उप धारा ( 1) | सोंगीतकार . फोटोग्राफर , कलाकार 
के उपवाक्य ( क ) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट | और उसी प्रकार के अन्य 
का किसी सोंगीत कंपनी, प्रोड्यूसर या इसी प्रकार 
के व्यक्ति को अंतरण करने या उसके उपयोग की 
अनुमति देकर की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति 


(ii ) 


क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत : स्थापित किया 


जाएगा , यथा : 


( 4 ) 
कर वाले भू- क्षेत्र में अवस्थित प्रकाशक : 


( 2 ) 

( 3 ) 
"9क किसी लेखक द्वारा अपने मूल लेखक 

साहित्यिक रचना से संबंधित किसी 
प्रकाशक को कापीराइट एक्ट, 1957 
की धारा 13 की उप धारा ( 1) के 
उपवाक्य ( क ) के अंतर्गत आने वाले 
कापीराइट का अंतरण करके या 
उसके प्रयोग की अनुमति देकर की 
जाने वाली सेवा की आपूर्ति 


बशर्ते की इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं 
होगी जहां कि , 


(i) लेखक ने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 
( 2017 का 03) के तहत पंजीकरण लिया है, एवं अधिकार 
क्षेत्र वाले सीजीएसटी या एसजीएसटी आयुक्त , जैसी भी 
स्थिति हो के समक्ष अनुबंध | में दिए गए प्रपत्र में , उसमें 
निर्धारित समय-सीमा के भीतर , यह घोषणा की हो कि वह 
कॉलम ( 2 ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा पर दिल्ली माल एवं 
सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 9 ( 1) के अनुसार 
फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत राज्य कर का भुगतान करने के 
विकल्प का प्रयोग करेगा और दिल्ली माल एवं सेवाकर 
अधिनियम , 2017 ( 2017 का 03) के सभी प्रावधानों का 
उसी प्रकार अनुपालन करेगा जैसा कि वह उस व्यक्ति पर 
लागू होते हैं जो कि किसी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति 
के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और 
वह ऐसे विकल्प के प्रयोग किए जाने की तारीख से एक वर्ष 
के भीतर उक्त विकल्प को वापस वापस नहीं लेगा । 


(ii ) लेखक प्रकाशक के समक्ष फॉर्म GST Inv-| में अपने 
द्वारा जारी किए गए इनवॉयस के अनुबंध-।। में निर्धारित 
घोषणा करेगा । 


(iii) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को 
अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 


( 3 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
" 15 | किसी बॉडी कारपोरेट को मोटर | किसी बॉडी कारपोरेट से भिन्न कोई व्यक्ति जो मोटर ऐसा कोई बॉडी | 
वाहन को किराए पर प्रदान की | वाहनों को किराये पर देने की सेवा पर 2. 5 % की दर | कारपारट 

कारपोरेट जो कर वाले 
गई सेवा 

| भू- क्षेत्र में अव्यवस्थित 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


से राज्य कर का भुगतान करता है तथा केवल व्यापार हो । 
के समान राह में इनपुट सेवा का इनपुट टैक्स क्रेडिट 

लेता है । 
16 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय लेनदार अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम से पंजीकृत देनदार ऐसा व्यक्ति जो 
बोर्ड ("SEBI") की सेक्युरिटीज या अपनी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य | इस स्कीम के अंतर्गत 

व्यक्ति के नाम से पंजीकृत प्रतिभूति को सेबी की इस सेबी के 
लेंडिंग स्कीम, 1997 (" स्कीम”) के 

द्वारा 
स्कीम के अंतर्गत उधार देने के उद्देश्य से किसी अनुमोदित किसी 
अंतर्गत प्रतिभूतियों को उधार देने 
अनुमोदित मध्यस्थ के पास जमा करता है । 

| मध्यस्थ से प्रतिभति 
की सेवाएं । 

को उधार लेता है । 


2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी । 

अनुबंध-। 
प्रपत्र 

( सारणी के क्रम संख्या 9A) 
( घोषणा जिसको कि , लेखक के द्वारा , किसी मूल साहित्यिक रचना के संबंध में कापीराइट एक्ट , 1957 की धारा 13 की उप 
धारा ( 1) के उपवाक्य ( क ) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग अथवा उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरित 
किए जाने या उसकी अनुमति दिए जाने के माध्यम से किसी की गई सेवा की आपूर्ति पर फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत कर का 
भुगतान करने के विकल्प के प्रयोग के लिए, 1.11. 2019 से प्रभावी होने के लिए 31.10.2019 को या उससे पहले तथा किसी 
वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने के लिए उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पहले किया जाना है । ) 


संदर्भ संख्या 


तारीख .. 


. . . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


सेवा में , 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


( अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त को संबोधित किया जाना है ) 


1 . लेखक का नाम 
2. लेखक का पता 
3. लेखक का जीएसटीआईएन 


घोषणा 
1. मैंने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 03) के तहत पंजीकरण ले लिया है, और मैं अधिसूचना 

संख्या 13/ 2017- राज्य कर ( दर ), दिनांक 30 जून, 2017 का क्रम संख्या 9क के कॉलम ( 2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा 
पर , डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 ( 1) के अनुसार, राज्य कर का भुगतान फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत करने विकल्प 
का प्रयोग करता हूं और डीजीएसटी अधिनियम , 2017 (03 का 2017) के सभी प्रावधानों का उसी प्रकार के 
अनुपालन करूँगा, जैसा कि वे किसी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के 
लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होते हैं ; 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


2. मुझे यह भी पता है कि इस विकल्प को , एक बार प्रयोग करने के बाद, विकल्प का प्रयोग करने की तिथि से 1 वर्ष की 

अवधि के भीतर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह जिस वर्ष इसे स्वीकार किया गया है उस वर्ष के अगले 
वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक , कम से कम , वैध रहेगा । 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


हस्ताक्षर .......................... 

. .. .. ... . . 
जीएसटीआईएन ................. 


नाम 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . . 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान .... ...... 
तारीख ........ 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. . . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


अनुबंध ।। 


( घोषणा जिसे इनवॉयस में उस लेखक के द्वारा की जानी है जिसने की फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत किसी मूल साहित्यिक रचना के 
संबंध में कापीराइट एक्ट , 1957 की धारा 13 की उप धारा ( 1) के उपवाक्य ( क) के अंतर्गत आने वाले कापीराइट के प्रयोग या 
उसके उपभोग की किसी प्रकाशक को अंतरण या अनुमति दिए जाने के माध्यम से उक्त लेखक द्वारा की गई सेवा की आपूर्ति पर 
कर के भुगतान के विकल्प का चयन किया हो ।) 

घोषणा 
मैंने फॉरवर्ड चार्ज के तहत अधिसूचना संख्या 13/ 2017 - राज्य कर ( दर ), दिनांक 30 जून , 2017 में सारणी के क्रम संख्या 9क 
के कॉलम ( 2) में दी गई निर्दिष्ट सेवा पर राज्य कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 


ए. के . सिंह, उप सचिव - VI (वित्त ) 


नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/ 2017- राज्य कर ( दर), दिनांक 30 जून , 2017 को सफा० 03 ( 15 )/ वित्त 
( राज०-1)/ 2017 - 2018/डीएस - VI/ 379, दिनांक 30 जून , 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र , असाधारण भाग -IV में 
प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/ 2019- राज्य कर ( दर ) दिनांक 31 अक्टूबर , 2019, 
स० फा० 03(78)/वित्त ( राज०- 1)/2019-20 / डीएस - VI /516 दिनांक 31 अक्टूबर , 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है । 


FINANCE ( REVENUE- I ) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 
Delhi, the 12th December, 2019 

No . 22/ 2019 - State Tax ( Rate ) 
No. F. 3( 90 )/ Fin.( Rev- I)/ 2019- 20/ DS - VI/ 617. - In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 
9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017 ), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, 
on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the 
Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue - 1), No. 13 / 2017 - State Tax 
( Rate), dated 30 . 06. 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary , Part IV , vide No. F.3 ( 15 )/ Fin.( Rev - I)/ 2017 
18 / DS - VI/ 379 dated 30 . 06. 2017 , namely: 
In the said notification , in the Table , - 
(i) for serial number 9 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : - 


__ ( 2 ) 


" 9 


___ ( 3 ) 

( 4 ) 
Supply of services by a music composer, photographer, artist or | Music composer , | Music company , 
the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a photographer, artist, producer or the like, 
copyright covered under clause ( a) of sub- section ( 1 ) of section 13 | orthe like 

located in the 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


taxable territory . ” ; 


of the Copyright Act, 1957 relating to original dramatic , musical 
or artistic works to a music company, producer or the like. 


(ii) 


after serial number 9 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 
namely : - 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


“ 9A 


Author 


( 4 ) 
Publisher located 
taxable territory: 


in 


the 


Supply of services by an author by way 
of transfer or permitting the use or 
enjoyment of a copyright covered under 
clause (a ) of sub -section ( 1) of section 13 
of the Copyright Act , 1957 relating to 
original literary works to a publisher . 


Provided that nothing 
contained in this entry shall 
apply where , - 
(i) the author has taken 
registration under the Delhi 
Goods and Services Tax Act, 
2017 (03 of 2017 ), and filed a 
declaration , in the format 
Annexure I, within the time 
limit prescribed therein , with 
the jurisdictional CGST or 
SGST commissioner, as the 
case may be, that he exercises 
the option to pay state tax on 
the service specified in column 
( 2 ), under forward charge in 
accordance with Section 9 (1 ) 
of the Delhi Goods and 
Service Tax Act, 2017 under 
forward charge , and to 
comply with all the provisions 
of Delhi Goods and Service 
Tax Act, 2017 (03 of 2017 ) as 
they apply to a person liable 
for paying the tax in relation to 
the supply of any goods or 
services or both and that he 
shall not withdraw the said 
option within a period of 
1 year from the date of 
exercising such option ; 
( ii) the author makes a 
declaration , as prescribed in 
Annexure II on the invoice 
issued by him in Form GST 
Inv -I to the publisher. ” ; 


(iii) 


after serial number 14 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be inserted , 
namely: - 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 1 ) 
“ 15 


Services provided by way of renting of a 
motor vehicle provided to a body 
corporate . 


Any person other than a body | Any body corporate located in 
corporate , paying State Tax at the taxable territory . 
the rate of 2 .5 % on renting of 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


16 


Services of lending of securities under 
Securities Lending Scheme, 1997 
(“ Scheme” ) of Securities and Exchange 
Board of India (“ SEBI” ) , as amended . 


motor vehicles with input tax 
credit only of input service in the 
same line of business 
Lender i.e . a person who Borrower i.e . a person who 
deposits the securities registered borrows the securities under 
in his name or in the name of the Scheme through an 
any other person duly authorised approved intermediary of 
on his behalf with an approved SEBI.” . 
intermediary for the purpose of 
lending under the Scheme of 
SEBI 


2 . This notification shall come into force on the 1st day of October , 2019 . 


Annexure I 


FORM 
(9A of Table ) 


(Declaration to be filed by an author for exercising the option to pay tax on the “ supply of services by an author by way of 
transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a) of sub -section (1) of section 13 of the 
Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge on or before 31. 10 .2019 for the 
option to be effective from 1. 11.2019 or before the commencement of any Financial Year for the option to be effective from 
the commencement of that Financial Year.) 


Reference No. 


Date 


Το 


( To be addressed to the jurisdictional Commissioner) 


-ciri 


Name of the author : 
Address of the author: 
GSTIN of the author: 


Declaration 
I have taken registration under the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017 ), and I hereby exercise the 
option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2 ) of the Table in the notification 
No . 13/ 2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 , supplied by me, under forward charge in accordance with 
section 9 (1 ) of DGST Act , and to comply with all the provisions of DGST Act, 2017 (03 of 2017) as they apply to a 
person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods or services or both ; 


I understand that this option, once exercised , shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the 
date of exercising the option and shall be valid , at least , till the end of Financial Year following the year in which it 
is made . 


Signature 
Name 
GSTIN 


Place 
Date 


[ PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


Annexure II 


(Declaration to be made in the invoice by the author exercising the option to pay tax on the “ supply of service by an 
author by way of transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under clause (a ) of sub -section (1 ) 
of section 13 of the Copyright Act, 1957 relating to original literary works to a publisher” under forward charge.) 


Declaration 
(9A of Table ) 


I have exercised the option to pay state tax on the service specified against serial No. 9A in column (2 ) of the Table in 
the notification No . 13 /2017 -State Tax (Rate ) dated 30th June , 2017 under forward charge . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

A. K . SINGH, Dy. Secy.- VI ( Finance ) 


Note : - The principal notification No. 13 /2017 - State Tax (Rate ), dated the 30th June , 2017 was published in the Gazette 
of Delhi, Extraordinary , Part IV , vide No. F. 3 ( 15)/ Fin.( Rev - I)/ 2017 - 18/ DS - VI/ 379 dated 30. 06. 2017 and was last 
amended by notification No. 5/ 2019 - State Tax ( Rate ), dated the 31st October, 2019 vide No . F. 3( 78)/ Fin. 
( Rev - I)/ 2019 - 20 / DS- VI/ 516, dated the 31 October, 2019 . 


अधिसूचना 
दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019 
सं . 23 / 2019 - राज्य कर 


सं . फा . 3(91) / वित्त ( राजस्व - 1) / 2019 - 20 / डी . एस. VI / 618. - दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 
( 03 का 2017) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , 
जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग 
( राजस्व -1 ) की अधिसूचना संख्या 4/ 2018- राज्य कर (दर), दिनांक 23 फरवरी , 2018 जिसे 
सफा०03)92/(वित्त० राज )- 1)/ डी /18- 2017एस -VI/ 99 दिनांक 23 फरवरी , 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र 
असाधारण के भाग -IV में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 
पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा : 
"स्पष्टीकरण . 
इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1. 4. 2019 को या 

उसके बाद की गई हो ” । 
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

ए. के. सिंह , उप सचिव - VI ( वित्त ) 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/ 2018- राज्य कर ( दर), दिनांक 23 फरवरी, 2018 को सं० फा० 03) 92 /वित्त( राज) ० 
1/( 2017-18डीएस/ - VI/ 99, दिनांक 23 फरवरी , 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV में प्रकाशित 
किया गया था । 


|100 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IVI 


NOTIFICATION 
Delhi, the 12th December, 2019 

No . 23/ 2019 - State Tax ( Rate ) 
No. F. 3( 91)/ Fin.( Rev- I)/ 2019- 20/ DS - VI/ 618. - In exercise of the powers conferred by section 148 of the 
Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017 ), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the 
recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of 
National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue -1), No.4 /2018 - State Tax (Rate), dated the 
23rd February, 2018, published in the Gazette of Delhi , Extraordinary, Part IV , vide No. F. 3(92)/ Fin.( Rev-I)/2017 
18/ DS - VI /99 dated the 23rd February, 2018, namely: 
After paragraph , the following explanation shall be inserted , namely: - 
“ Explanation . 
Nothing contained in this notification shall apply with respect to the development rights supplied on or after 
1 " April , 2019. ". 


2 . This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2019 . 


By Order and in the Name of the Lt.Governor 
of the National Capital Territory of Delhi , 

A. K . SINGH, Dy. Secy.- VI ( Finance ) 
Note : — The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary , Part IV , vide notification 

No . 4/ 2018 - State Tax ( Rate), dated the 23rd February , 2018 , vide No . F. 3 (92)/ Fin.( Rev - I)/ 2017 - 18 / DS- VI/ 99 dated the 
23rd February, 2018. 


अधिसूचना 
दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019 

सं. 24 / 2019 - राज्य कर ( दर ) 
सं. फा. 3(92 ) / वित्त (राजस्व -1) / 2019 - 20 / डी.एस . VI / 619. - दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 
03) की धारा 09 की उप धारा (4 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त 
विभाग ( राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 7/ 2019- राज्य कर ( दर), दिनांक 22 अक्टूबर , 2019 जिसे सं0 फा0 
03(74)/वित्त( राज0- 1)/2019- 20/डीएस -VI/498 दिनांक 22 अक्टूबर , 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के 
भाग- IV में प्रकाशित किया गया था , में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में क्रम संख्या 2 के समक्ष , कॉलम ( 2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 
“ सीमेंट जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत 
आता है ।" 
2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर , 2019 से लागू होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

ए. के . सिंह , उप सचिव - VI ( वित्त ) 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 7/ 2019- राज्य कर ( दर), दिनांक 22 अक्टूबर , 2019 को सं0 फा0 03(74 ) वित्त ( राज0 
1)/ 2019- 20/डीएस- VI/ 498 , दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित 
किया गया था । 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


NOTIFICATION 
Delhi , the 12th December , 2019 

No . 24/ 2019 - State Tax ( Rate ) 
No . F . 3(92 )/Fin.(Rev - 1)/2019- 20 /DS- VI/619 . — In exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 
9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi , 
on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government 
of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I) No. 07 /2019 - State Tax (Rate ), dated 
the 22nd October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV vide no. F.3 (74)/ Fin.( Rev-I)/ 2019 
20 /DS - VI/498, dated the 22nd October, 2019 , namely : 
In the said notification , in the Table , against serial number 2 , for the entry in column (2 ), the following entry shall be 
substituted , namely : - 

" Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ).” . 
2 . This notification shall come into force with effect from the 1st day of October , 2019 . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of the National Capital Territory of Delhi, 

A . K . SINGH , Dy. Secy .- VI (Finance ) 
Note . — The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary part IV , vide notification 

No . 7/ 2019 - State Tax ( Rate), dated the 22nd October, 2019, vide No. F. 3 ( 74)/ Fin.( Rev- I)/ 2019 - 20 / DS- VI/ 498, dated the 
22nd October , 2019 . 


अधिसूचना 
दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019 

सं . 25 / 2019 - राज्य कर ( दर ) 
सं. फा . 3(93) / वित्त ( राजस्व -1) / 2019- 20 / डी.एस. VI / 620. - दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 
03) की धारा 07 की उप धारा ( 2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , अधिसूचित करती है कि राज्य सरकारों द्वारा किए 
जाने वाले निम्नलिखित क्रियाकलाप या संव्यवहार , जिनमें वे लोक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हों , को न तो माल की 
आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाएगा , यथा: 

“ लाईसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो के प्रतिफल की एवज में शराब के 

लाईसेंस को दिए जाने के माध्यम से सेवा । ” 
2. यह अधिसूचना दिनांक 30 सितंबर , 2019 से लागू होगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

ए. के. सिंह, उप सचिव - VI (वित्त ) 
स्पष्टीकरण : यह अधिसूचना 10 मार्च, 2018 को हुई माल एवं सेवाकर परिषद की 26वीं बैठक की इस सिफारिश को लागू 
करने के लिए जारी किया जा रहा है कि मानव के द्वारा सेवन किए जाने वाले अल्कोहल युक्त शराब पर भुगतान किए जाने 
वाले किसी लाईसेंस शुल्क, आवेदन शुल्क या जिस किसी भी नाम से इसे जाना जाता हो , पर कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगी । 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ) 


NOTIFICATION 
Delhi, the 12th December, 2019 

No. 25 / 2019 - State Tax (Rate ) 
No. F . 3 (93 )/Fin .( Rev - 1)/2019 - 20/DS- VI/620 . — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 7 of 
the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the 
recommendations of the Council hereby notifies that the following activities or transactions undertaken by the State 
Governments in which they are engaged as public authorities , shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of 
service, namely : 


“ Service by way of grant of alcoholic liquor licence , against consideration in the form of licence fee or application 
fee or by whatever name it is called.” 


2 . 


This notification 
This notification shall come into force on the 30th September, 2019 . 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

A . K . SINGH, Dy. Secy.-VI ( Finance ) 


Explanation : This notification is being issued to implement the recommendation of the 26th Goods and Services Tax council 
meeting held on the 10th March , 2018 that no GST shall be leviable on licence fee and application fee , by whatever name it is 
called , payable for alcoholic liquor for human consumption . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date : 2019.12 .19 
23:09:36 + 05 30 


